PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR . 5 , 2011 ( CHTR. 15 , 1933 SAKA ) 


409 


-- 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 17 मार्च, 2011 


संख्या 3496-981334-डब्ल्यू. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हेतमपुरा माईनर बुर्जी नं ० 0 से 8400 टेल तक जो कि चौ o बंसी लाल कैनाल की बुर्जी 31160 दायें से 
निकाली जानी है, जो कि गांव हेतमपुरा, भाखरा और ढाणी ब्रहामणान, तहसील व जिला भिवानी के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । 
इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों 
को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित व अनुज्ञात, अन्य 
सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
प्रचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनमें से जो भी 
बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , सिंचाई शाखा, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप 
में , आक्षेप यदि कोई है , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को भूमि राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी एवं 
कार्यकारी अभियन्ता, जुई जल सेवाएं मण्डल , भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


क्र ० 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल/ खसरा नं ०/किला नं : 


नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


भिवानी 


भिवानी 


हेतमपुरा 


59 


6.02 


158 


रकबा 


171 


एक भूमि का टुकड़ा 8400 पु. लम्बा असामान्य 
रूप से चौड़ा जो कि निम्नःखित खसरा नं ० 
आते हैं । 
7 मिन (0-12), 8 मिन कम अज मरला , 
14/1 मिन ( 0-16), 17 मिन ( 0-16) , 
24 मिन ( 0-16 ) 
4 मिन ( 0-16 ) , 7/1 मिन ( 1-13 ), 
7/2 मिन ( 1-4), 14 मिन ( 2-16), 17 मिन 
( 2-16), 24/1 मिन (0-16), 24/2 मिन ( 2-1 ) 
4 मिन ( 2-16), 7 मिन ( 2-16), 14 मिन (2-16), 
17 मिन ( 2-16 ), 24 मिन ( 2-16 ) 
4 मिन (2-16), 7 मिन ( 2-16), 14 मिन ( 2-16), 
17 मिन ( 2-16 ), 24/1 मिन ( 3-4 ), 
24/2 मिन ( 0-11) 
4/1/1 मिन (0-3) , 412 मिन ( 0-8 ), 
7 मिन ( 0-16 ) , 

14 मिन ( 0-16 ) , 
17 मिन ( 0-16), 24 मिन ( 0-16 ) 


187 


193 


210 


211 


4 सालम ( 0-7 ) 


कुल रकबा गांव हेतमपुरा 


48 कनाल 3 मरला या 6.02 एकड़ 


410 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR . 5 , 2011 ( CHTR. 15 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2. 


भिवानी 


भिवानी 


भाखड़ा 


56 


1.25 


1 


4 मिन ( 0-5 ), 7 मिन ( 0-16), 14 मिन (0-16), 
17 मिन ( 0-16), 24 मिन (0-16 ) 


9 


3 मिन (0-16), 8 मिन ( 0-18), 13 मिन (0-16), 
18 मिन ( 0-16 ), 23 मिन (0-16 ) 


10 


2 मिन ( 0-16 ) , 9/2 मिन ( 0-16 ) , 
12/1 सालम (0-10 ), 294 सालम (0-7 ) 


कुल रकबा गांव भाखड़ा 


10 कनाल 0 मरला या 1.25 एकड़ 


3 . 


भिवानी 


भिवानी 


ढाणी 


58 


0.78 


11 


11 मिन ( 1-18 ) 


ब्रहामणान 


12 


18/1 मिन ( 0-17), 17 मिन ( 1-13), 
14 मिन (0-1 ), 15 मिन ( 1-16 ) 


कुल रकबा गांव ढाणी ब्रहामणान 


6 कनाल 5 मरला या 0.78 एकड़ 


कुल रकबा हेतमपुरा माईनर = 48-03 + 10-00+ 6-05 =64 कनाल 08 मरला = 8.05 एकड़ 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


गुलाब सिंह नरवाल , 


अधीक्षक अभियन्ता , 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


, 


The 17th March , 2011 
No. 3496-97/334 - W. — Whereas ,itappears to the Governor ofHaryana that the land specified below is needed by 
the Governmnet, atpublic expenses, for a public purpose , namely , for construction of Hetampura Minor from RD 0-8400 
Tail off taking RD 31160/R D /S Pump House No. 3 Ch . Bansi Lal Canalin Villages Hetampura, Bhakra and DhaniBrahmanan , 
Tehsil and District Bhiwani. 


This notification is made under the provision of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) for the 
information of all to whom itmay concern . 

In exercise of the powers as conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorized the 
officers of the Public Works Department, Irrigation Branch with their servants and workmen for the timebeing engaged in 
the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by the 
section. 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality , may, within period of 
thirty days of publication of this notification in the Official Gazette, or two daily newspapers circulating in the locality of 
which atleast one shall be in theregional language orpublicity in the locality whichever is later file an objection , if any, in 
writing before Land Acquisition Collector , Irrigation Branch, Bhiwani . 

Plans of the land may be inspected in the Office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Branch , Bhiwani and 
Executive Engineer, JWSDivision , Bhiwani on any working day . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR . 5 , 2011 (CHTR . 15 , 1933 SAKA ) 


411 


Specifications 


Sr. 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Rectangle /Khasra No./ 
Killa No. 


No. 


No. 


Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1. 


Bhiwani 


Bhiwani 


Hetampura 


59 


6.02 


A strip of land measuring 8400 feet in 
length varying in width passing through 

Khasra Nos , as below . 
158 7 Min (0-12 ), 8 Min Kamaj Marla , 

14/1 Min ( 0-16 ), 17 Min (0-16 ), 

24 Min (0-16 ) 
171 4 Min ( 0-16 ), 7/1 Min ( 1-13 ) , 

7/2 Min ( 1-4 ), 14 Min (2-16 ), 17 Min 

(2-16 ), 24/1Min (0-16 ), 24/2 Min (2-1) 
187 4 Min (2-16 ), 7 Min (2-16 ), 14 Min (2-16 ), 

17 Min (2-16 ), 24 Min (2-16 ) 
193 4 Min (2-16 ), 7Min (2-16 ), 14 Min (2-16 ), 

17 Min (2-16 ) , 24/1 Min ( 3-4 ), 

24/2 Min (0-11) 
210 4/1/1 Min (0-3 ) , 4/2 Min (0-8 ), 

7 Min ( 0-16 ) , 14 Min (0-16 ) , 

17 Min (0-16 ), 24 Min (0-16 ) 
211 4 Salam (0-7 ) 
48 Kanal 3 Marla Or 6.02 Acres 


Totalarea of Village Hetampura 


2 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Bharkra 


56 


125 


1 


4 Min (0-5 ), 7 Min (0-16 ), 14 Min (0-16 ), 
17 Min (0-16 ), 24 Min (0-16 ) 


9 


3 Min (0-16 ), 8 Min (0-18 ), 13Min (0-16 ), 
18 Min (0-16 ), 23 Min (0-16 ) 


10 


2 Min ( 0-16 ) , 9/2 Min (0-16 ) , 
12/1 Salam (0-10 ), 294 Salam (0-7 ) 


Total area of Village Bhakra 


10 Kanal 0 Marla Or 1.25 Acres 


3 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


58 


0.78 


11 


11Min (1-18 ) 


Dhani 
Brahmanan 


12 


18/1 Min (0-17 ) , 17 Min ( 1-13 ) , 
14 Min (0-1), 15 Min ( 1-16 ) 


Total area of Village DhaniBrahmanan 


6 Kanal 5 Marla Or 0.78 Acre 


TotalArea of Village Hetampura Minor = 48-03 + 10-00 + 6-05 = 64 Kanal08 Marla 


= 8.05 Acres 


By the order ofGovernor of Haryana . 


.. 


---- 


GULAB SINGH NARWAL , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Bhiwani. 


48401 – C.S. - H.G.P ., Chd . 


